निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 श्रावण 1943 ( श ० ) 
( सं ० पटना 702 ) पटना , मंगलवार , 17 अगस्त 2021 


सं ० 3 ए - 2 - वे ० पु०-11 / 2019-5229 / वि ० 

वित्त विभाग 


fo'k & 


संकल्प 

16 अगस्त 2021 
LOWF ; folk dsv / ku bUjeIfMV ILOKku / 2d sl kk fMy ke kljh ' ky , d { kl gk d 
dk os ulrj & , oa çkufr dsin ' Ky d { k 1 gk d i ; 3 kd dk osuIrj & 6 dh 
Lo ſfr dsl adke 


वित्त विभाग के संकल्प संख्या -3590 , दिनांक -24 / 05 / 2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से 
शल्य कक्ष सहायक का अपुनरीक्षित वेतनमान PB - 1 + 2400 / - का पुनरीक्षण प्रतिस्थानी वेतनस्तर -4 में स्वीकृत किया 
गया है , जबकि प्रोन्नति के पद शल्य कक्ष सहायक पर्यवेक्षक के लिए वर्तमान में कोई वेतनमान स्वीकृत नहीं है । 

2 राज्य वेतन आयोग द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधीन तकनीकी पद शल्य कक्ष सहायक के लिए 
नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता स्नात्तक ( विज्ञान ) के साथ डिप्लोमा रहने पर PB - 2 + 4200 / - , इन्टरमीडिएट ( विज्ञान ) के 
साथ डिप्लोमा रहने पर PB - 1 + 2800 / - एवं उपर्युक्त दोनों योग्यता नहीं रहने की स्थिति में प्रतिस्थानी वेतनस्तर की 
अनुशंसा की गई है । 

3 बिहार शल्य कक्ष सहायक संवर्ग नियमावली , 2014 में मूलकोटि शल्य कक्ष सहायक के लिए 
शैक्षणिक अर्हता इन्टरमीडिएट ( विज्ञान ) के साथ शल्य कक्ष सहायक डिप्लोमा में उत्तीर्णता रखी गई है । शल्य कक्ष 
सहायक संवर्ग ( संशोधन ) नियमावली , 2019 द्वारा मूलकोटि के अलावा एक प्रोन्नति के पद विहित किये गये हैं । 

4- राज्य वेतन आयोग की इन्टर स्तरीय अनुशंसा एवं संवर्ग नियमावली के आलोक में बिहार शल्य कक्ष 
सहायक संवर्ग के मूलकोटि पद शल्य कक्ष सहायक के लिए वेतनस्तर -5 तथा प्रोन्नति का पद शल्य कक्ष सहायक 
पर्यवेक्षक के लिए वेतनस्तर –6 स्वीकृत किये जाने का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 17 अगस्त 2021 


5- सम्यक विचारोपरांत स्वास्थ्य विभाग के अधीन इन्टरमीडिएट ( विज्ञान ) के साथ डिप्लोमाधारी शल्य कक्ष 
सहायक का वेतनस्तर -5 एवं प्रोन्नति के पद शल्य कक्ष सहायक पर्यवेक्षक का वेतनस्तर -6 स्वीकृत किया जाता है । 
इस संशोधित वेतनस्तर का लाभ आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । 

आदेश से , 
लोकेश कुमार सिंह , 
सचिव ( संसाधन ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 702-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


